N.C.R.B (एन.सी.आर.बी) 


FIRST INFORMATION REPORT 
(Under Section I54 Cr.P.C.) 
प्रथम सूचना रिपोर्ट 


(धारा ॥54 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत) 


District (जिल्ला): शाहजहाँपुर 7.5. (थाना): सदर बाजार ४९०" (वर्ष): 2022 
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0354 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक 
और समय): 6/04/2022 5:06 घंटे 
3.४०. 4८५ (अधिनियम) Sections (धारा(एँ)) 
(क्र.सं.) 
। भा दं सं 860 I47 
2 भा दंसं 860 323 
3 भा दं सं 860 506 


(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना): 


। $ (दिन): रविवार Date from (दिनांक से): Date T० (दिनांक 
3/03/2022 तक): 3/03/2022 
Time Period (समय Time From (समय से): Time To (समय 
अवधि): पहर 5 2:5 बजे तक): 2:5 बजे 
(0) Information received at P.S. (थाना Date (दिनांक): Time (समय): 
जहां सूचना प्राप्त हई): ॥6/04/2022 ॥5:06 बजे 
(2) General Diary Reference Entry No. (प्रविष्टि Date and Time 
(रोजनामचा संदर्भ): सं.): (दिनांक और 
समय): 
॥6/04/2022 
॥5:06 बजे 


Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित 


Place of Occurrence (घटनास्थल): 
l. 


N.C.R.B (एन.सी.आर.बी) 


(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और Beat No. (बीट 


दिशा): दक्षिण - पश्चिम, 0 कि. मी. सं.): Chauki 
Sadar 


(७) 4११7९५५ (पता): अग्निवेश गुप्ता उर्फ अग्नि का ,घर मो0 कटिया टोला 


(९) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि 
थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): 


District (State) (जिला (राज्य): 


6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता): 


(a) 
(b) 
(०) 


(९) 
(f) 


(2) 


(h) 
() 


Name (नाम): श्री राजीव भारद्वाज 
Father's Name (पिताका नाम): राधेश्याम 


Date/Year of Birth (जन्म तिथि / (त) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत 
वर्ष): 977 


UID ०. (यूआईडी सं.): 
Passport No. (पासपोर्ट सं.): 


Date of Iss५९ (जारी करने की दिनांक): P।ac९ ० |ऽ५०९ (जारी करने का स्थान): 


ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving 
License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी 


सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन काई)) 


S. ४७0. शा) ५१७९ (पहचान पत्र का ID ००९ (पहचान संख्या) 
(क्र-स.) प्रकार) 


Occupation (व्यवसाय): 


Address (पता): 


N.C.R.B (एन.सी.आर.बी) 


S.No. Address Type (पता 4 तता'र&5 (पता) 


का प्रकार) 
!। वर्तमान पता मोहल्ला हुसैनपुरा , निकट मिशन स्कूल की 
फील्ड , कोतवाली, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, 
भारत 
2 स्थायी पता मोहल्ला हुसैनपुरा , निकट मिशन स्कूल की 
फील्ड , कोतवाली, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, 
भारत 
©) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 0 


Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / 
संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन): 


Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0 


5. No. Name (नाम) Alias Relative's Present Addreऽ५(वर्तमान 
(क्र.स.) (उपनाम) Name (रिश्तेदार पता) 
का नाम) 
। प्रतीक तिवारी पिता का नाम : ॥. 
अज्ञात साउथसिटी,कोतवाली,शाहज 
हॉपुर,उत्तर प्रदेश,भारत 
“४  समित्तर पिता का नाम : '।. मोह0 बहादुरगंज,सदर 
नामालूम बाजार,शाहजहाँपुर,उत्तर 
प्रदेश,भारत 
3 चार व्यक्ति पिता का नाम : ॥. अज्ञात,अज्ञात 
नाम पता नामालूम 
अज्ञात 


$. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / 
सूचनाकर्ता दवारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण): 


॥0. 


॥7. 


N.C.R.B (एन.सी.आर.बी) 


Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण): 


S. No. Propertty Category Property Type Description Value(In 
(क्र.स.) (सम्पत्ति (सम्पत्ति के (विवरण) R/-) (मूल्य 
श्रेणी) प्रकार) (रु में)) 


Total value of property (7 RS/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 


Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि 
कोई हो): 


S. No. UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.) 
(क्र.सं.) 


2. 


3. 


N.C.R.B (एन.सी.आर.बी) 


First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य): 


नकल तहरीर ......... सेवा मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहापुर महोदय 
निवेदन है कि प्रार्थी राजीव भारद्वाज पुत्र श्री स्व0 राधेश्याम भारद्वाज निवासी 
मोहल्ला हुसैनपुरा निकट मिशन स्कूल फील्ड थाना कोतवाली जनपद शाहजहापुर का 
निवासी है दिनांक 3.03.2022 समय 2 बजे दिन प्रतीक तिवारी पुत्र अज्ञात 
निवासी साउथसिटी थाना कोतवाली ने प्रार्थी को फोन करके अग्निवेश गुप्ता उर्फ 
अग्नि के घर कटियाटोला मे यह कहकर बुलाया कि कुछ जरूरी बात करनी है प्रार्थी 
जब अग्निवेश गुप्ता उर्फ अग्नि के घर 2:।5 पर पहुचा तो वहा प्रतीक तिवारी व 
समित्तर निवासी मोह0 बहादुरगंज थाना सदर बाजार व 4 व्याक्ति नाम पता अज्ञात 
ने कहा कि जो लडका मेरे यहा काम करता था वह कहा है प्रार्थी ने कहा मुझे कोई 
जानकारी नही है इतने पर सभी लोगो ने एक राय होकर जो वेत पुलिस वालो के 
पास होता है उसी से प्रार्थी को मारना पीटना शुरू कर दिया कहा कि साले ज्यादा 
नेता बनता है प्रार्थी को बहुत देर तक उक्त लोग पीटते रहे कहा कि साले तुझे आज 
जान से मार डालेगे प्रतीक तिवारी बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है जुआ व सट्टा का 
धंधा करता है प्रार्थी से कहा कि तू पुलिस मे मुखविरी करके मेरी शिकायत करता है 
आज तुझे जिंदा ही छोडेगे तुझे आज जान से मार डालेगे प्रार्थी ने कहा मैने कभी 
आपकी शिकायत नही की है मुझे छोड दो लेकिन यह लोग नही माने प्रार्थी को 
लगाकर मारते रहे शेर गुल पर मोहल्ले के काफी लोग इक्टठा हो गये तभी उकत 
लोगो ने कहा कि साले यदि पुलिस प्रशासनया अन्य कही हम लोगो की शिकायत की 
तो शहर मे बसने लायक नही रखेगे उकत लोगो के डर की वजह से प्रार्थी ने थाने पर 
आकर तहरीर नही दी थी उक्त लोग प्रार्थी को जान से मार सकते है प्रार्थी काफी डरा 
हुआ है अत: श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दज करने व 
जान माल की सुरक्षा के आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को पारित करने की कृपा 
करे दिनांक 6.04.2022 हस्ताक्षर हिन्दी पठित राजीव भारद्वाज प्रार्थी राजीव 
भारद्वाज पुत्र राधेश्याम निवासी मोहल्ला हुसैनपुरा निकट मिशन स्कूल की फील्ड 
थाना कोतवाली जिला शाहजहापुर नोट ..... प्रमाणित किया जाता है कि तहरीर की 
नकल का0 08 पुनीत कुमार दवारा शब्द ब शब्द अंकित की गयी। 


॥4. 


N.C.R.B (एन.सी.आर.बी) 


Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) 
u/s as mentioned at Item No. 2. 


(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने 
का तरीका मद स. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.): 


()) 


(2) 


(3) 


(4) 


Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया 
और जांच के लिए लिया गया): / ०7 (या) 


Directed (Name ०.0.) (जांच अधिकारी का Ran (पद): उपनिरीक्षक/ 
नाम): Rashmi Agnihotri अवर निरीक्षक 


९०. (सं.): 32030092 to take up the Investigation (को जांच 
अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) ० (या) 


Refused investigation due 0 (जांच के लिए): ०7 (के कारण 
इंकार किया या) 


Transferred to 7.8. (थाना): District (ज़िला): 


on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित). 


F.L.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly 
recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. 


(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई 
माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी) 


R.O0.A.C. (आर.ओ.ए.सी.) 


Signature of Officer in charge, 
Police Station (थाना प्रभारी के 


हस्ताक्षर) 
Signature / Thumb impression Name (नाम): SHO SADAR 
of the complainant / informant BAZAR 


(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के Rank (पद): I (Inspector) 


हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान) 


४०. (सं.): 9454404220 


N.C.R.B (एन.सी.आर.बी) 


IS. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और 


समय): 


Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना 


रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक): 


Physical features, deformities and other details of the 
suspect/accused: ( If known / seen ) 


(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और 
अन्य विवरणः (यदि ज्ञात / देखा गया)) 


S. Sex Date/ Build 

१०. (लिंग) ४९70 (बनावट) ht 

(क्र.सं. Birth (cms) 

) (जन्म (कद 
तिथि / (से.मी 
वर्ष) -)) 

। 2 3 4 5 
परुष 
> 

2 पुरुष हि 
> 

3 पुरुष 
> 

Deformities / Teeth Hair (बाल) 
Peculiarities (दांत) 
(विकृतियां / 
विशिष्टताएं) 
8 9 I0 


Heig Complexion Identification Mark(s) 
(रंग) (पहचान चिन्ह) 


चेचकः नहीं 


चेचकः नहीं 


चेचकः नहीं 


Eye (आंखें) म Dress Habit 
(आदते) (७) (पहनावा) 


॥ है । I2 ]3 


Language/ Place ० (का स्थान) 

Dialect 

(भाषा/बोली) 
Burn Leucoder Mole Scar 
Mark [ma (मस्सा) (घाव) 
(जले हुए (लुकोदेर्मा( 
का सफ़ेद 
निशान) धब्बे) 

[4 I5 I6 7 I8 


N.C.R.B (एन.सी.आर.बी) 


Others (अन्य) 
Tattoo (गूदे 
हए का) 
Ro) 
I9 20 


These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more 


particulars about the suspect/accused. 


(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के 


बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है) 


